जुमा भाषण 


फ़ज़ीलतुश्शेख़ डाक्टर 
1. ( 


अब्दुल मुहसिन पुत्र मुहम्मद अल कासिम झी 
इमाम एवं उपदेशक : मस्जिद नबवी शरीफ़ 


न्क 


| मण (इ) ) 


दुआ बंदगी का प्रमाण 1 


दुआ बंदगी का प्रमाण! 


बेशक हर तरह की प्रशंसा सिर्फ अल्लाह के लिए है, हम उसकी स्तुति करते हैं, उसी से सहायता मांगते हैं, उसी से क्षमा चाहते हैं, और 
हम स्वयं की बुराइयों से और अपने कर्मो की बुराइयों से अल्लाह की शरण लेते हैं। जिस किसी को अल्लाह सीधे रास्ते पर चला देता है 
उसे कोई भी भटका नहीं सकता, और जिसे वोह भटका दे उसको कोई सीधी राह पर नहीं ला सकता, और मैं गवाही देता हूं कि उस 
अकेले अल्लाह के अतिरिक्त जिस का कोई साझी नहीं, कोई सच्चा ईश्वर नहीं है, और मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद # उसके बंदे और 
रसूल हैं, अल्लाह की प्रार्थना और शांति हो उन पर, उनके परिवार और साथियों पर। 


प्रशंसा के बाद: 

अल्लाह के बन्दो, अल्लाह से वैसे ही डरो जैसा की डरने का हक़ है और एकांत में और लोगों के बीच उस की निगरानी का ख़याल 
रखो। 

ए मुसलमानो! 


अल्लाह का धर्म जिसे उसने अगली पिछली सारी सृष्टि के लिए पसंद किया है, इस्लाम है। यह सभी नबियों द्वारा लाया गया, और सभी 
रसूलों ने इसका झंडा उठाया। अल्लाह फरमाता है: 


वास्तव में, अल्लाह के यहाँ धर्म इस्लाम ही है. ( आले इमरान: १९) 


और यह केवल अल्लाह के लिए अपने आप को खालिस कर लेने, और उसी को प्रभू, स्वामी, नियंत्रक, और एक मात्र पूज्य भगवान 
मान लेने का नाम है। और यही हनीफिय्यत (शुद्ध धर्म) और हमारे दादा इब्राहीम (उन पर शांति हौ) का पंथ है, पवित्र वाणी है: 


oC ss i CUES 


ई = 


फिर अब हमने तुम्हारी ओर प्रकाशना की कि "इबराहीम के तरीक़े पर चलो, जो बिलकुल एक ओर का हो गया था और बहुदेववादियों 
में से न था।" (अन-नहल: १२३) 


और यह एक अक्रीदा (आस्था) और शरीअत (कानून) है, एक ज्ञान और कार्य है और एक भीतरी रूप को दर्शाने वाला बाहरी रूप है। 


! ये खुतबा मस्जिदे नबवी में २०/०२/१४४४ हिजरी शुक्रवार को दिया गया। 


2 दुआ बंदगी का प्रमाण 


और कालिमा "ला इलाहा इल्लल्लाह" (अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं) इस की जड़ और बुनयाद है, ये इस दीन की इमारत का वो 
आलीशान गुंबद है जिस से इसकी आन बान और शान काएम है, यही इस का साधन है और यही इस का उद्देश्य, यही इसकी शुरुआत 
है और यही इसका अंत, इस कलिमे के शब्द और अर्थ के बीच वही रिश्ता है जो एक आत्मा और शरीर के बीच होता है, जिस प्रकार 
आत्मा के बिना शरीर बेकार होता है वैसे ही इस कलिमे के अर्थ पर विश्वास किए बिना केवल उस को बोल देने से कोई लाभ नहीं होने 
वाला, परंतु जो व्यक्ति उसके अर्थ को जानते हुए, उसके अनुसार काम करते हुए और उस के अधिकारों को पूरा करते हुए उस को 
बोलेगा तो वो तोहीद (एकीश्वरवाद) को स्थापित कर लेगा। बंदे की तरफ से तोहीद की सच्ची निशानी और सब से पक्का प्रमाड़ सब 


देवी देवताओं को छोड़ कर केवल एक अल्लाह को पुकारना ही है। नबी #छ का कथन है : "जब तुमको कुछ मांगना हो तो केवल 
अल्लाह से मांगो।" (तिरमिज़ी) 


इस्लाम धर्म केवल अल्लाह ही को पुकारने पर आधारित है, इसी संदेश के साथ अल्लाह ने अपने दूतों को भेजा और इसी पैगाम के 
साथ उसने अपने ग्रंथ उतारे, यही ईश्वर का वह दीन है जिसका प्रदर्शन वो अपने बंदों से चाहता है भले ही उस से मुंह मोड़ने वालों को 
अच्छा ना लगता हो, पवित्र कथन है: 


) =) ड 1 一 a ali हा 2 i 
र 69 RE 9972 多 2050 Ce EAI) 
अतः तुम अल्लाह ही को, धर्म को उसी के लिए विशुद्ध करते हुए, पुकारो, यद्यपि इनकार करनेवालों को अप्रिय ही लगे। (अल-ग़ाफ़िर: 
१४) 


और अल्लाह ने अपने नबी #है को ये घोषणा करने का आदेश दिया है की उन का संदेश दुआ (प्रार्थना) में ऐकीश्वरवाद पर आधारित है। 
अल्लाह फ़रमाता है: 


ID ० 所 一 也 


€ 5५ i Ts 551 EB 


一 


कह दो, "मैं तो बस अपने रब ही को पुकारता हूँ, और उसके साथ किसी को साझी नहीं ठहराता।" (अल-जिन्न: २०) 


और जो व्यक्ति घमंड में आकर अल्लाह को पुकारने से मुंह मोड़ेगा तो अल्लाह का उससे आग और अपमान का वादा है। 


£) RF Fr ७3४०-२० BSE FF OI oh ut 


जो लोग मेरी बन्दगी के मामले में घमंड से काम लेते हैं निश्चय ही वे शीघ्र ही अपमानित होकर जहन्नम में प्रवेश करेंगे। (अल-ग़ाफ़िर: 
६०) 


और जो व्यक्ति अल्लाह को पुकारने से नफ़रत करता हे और उस के मन को जीव जंतुओं को पुकारने से ही संतुष्टि मिलती है तो ये 
गुमराही और प्रलोक से लपरवाई की निशानी है, अल्लाह तआला फरमाता है: 


2 > 3 


t2 可 | 要 हर ८ 5 -3572 
ई ३2० ५ Dr oh CRESS i. १45-3 20 I=) Ss 


जब अकेले अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो जो लोग आख़िरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल भिंचने लगते हैं। (अज़-ज़ूमरः 
४५) 


a-alqasim.com 


दुआ बंदगी का प्रमाण 3 


और ईमान (आस्था) की जो स्तिथि भी अल्लाह ने दिलों पर अनिवार्य की हें उन में दुआ (प्रार्थना) ज़रूर पाई जाती है, और इबादत 
(पूजा उपासना) के बाहरी और आंतरिक कार्य सभी अपने परिणाम और अर्थ में प्रार्थना ही हैं। जो कोई भी नमाज़ पढ़ता है, रोज़ा रखता 
है, हज करता है, या दान करता है; वह वास्तव में हाल की ज़बान से अपने रब को ही पुकारने वाला होता है, बंदे का रब की उपासना 
करना, उसके आगे झुक जाना और उस से प्रेम करना इस बात का ऐलान है की वो अपने रब से स्वीकृति और उस से करीब होने की 
चाहत रखता है। तो दुआ (प्रार्थना) ही इबादत (पूजा) है, वही पूजा का मस्तिष्क, उसका मूल और उसकी वास्तविकता है। अल्लाह के 


रसूल “छै ने फरमाया:" प्रार्थना (प॒कारना) ही पूजा है", फिर आप ने ये आयत पढ़ी 


( ~ बढ 2 ~ 
Fe 3 र be = 32> Fe Ee) 多 हि (६ 
रू Cai 3903 +) BIS) 
तुम्हारे रब ने कहा है कि "तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी परार्थनाएँ स्वीकार करूँगा।" (अल-ग़ाफ़िर: ६०) (मुसनद अहमद) 


प्रार्थना की महानता और उसके उच्च स्तर के कारण ही अल्लाह ने अपनी पवित्र किताब का आगाज़ भी प्रार्थना से किया है: 


€ AA LIAS 
ऐ अल्लाह हमें सीधे मार्ग पर चला। (अल-फातिहा:६) 


और उस का अंत भी "मुअव्विज़तेन" नामी दो सूरतों से किया है जिन में प्रार्थना मोजूद है, बल्कि अल्लाह ने दुआ (प्रार्थना) का नाम ही 
दीन (धर्म) रख दिया, पवित्र वाणी है: 


3 人 314 3241 iF 
AE ES 
अतः तुम अल्लाह ही को, धर्म (प्रार्थना) को उसी के लिए विशुद्ध करते हुए, पुकारो। 
(अल-ग़ाफ़िर: १४) 


इसी प्रकार प्रार्थना का नाम इबादत (पूजा) भी रखा: 


27 कई > ~ KE CE 已 3 3५ ~ 

EN DOWN 内 &)॥ Cai 3993 3 रे 
तुम्हारे रब ने कहा है कि "तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी प्रार्थनाएँ स्वीकार करूँगा।" जो लोग मेरी इबादत (प्रार्थना) के मामले में घमंड से 
काम लेते हैं निश्चय ही वे शीघ्र ही अपमानित होकर जहन्नम में प्रवेश करेंगे। (अल-ग़ाफ़िर: ६०) 


दुआ में सिर्फ अल्लाह के लिए इखलास (प्रार्थना को अल्लाह के प्रति शुद्ध करना) ईमान की निशानी, यकीन का प्रमाण, मोक्ष की 
रस्सी, विजय और सफलता का साधन है। दुआ नबियों और मोमिनों की पहचान है, अतः दुआ करने वाला और दुआ में अपने रब की 


अर्थात: अल्लाह की पनाह दिलाने वाली दो सरतें 


4 दुआ बंदगी का प्रमाण 


तोहीद को अपनाने वाला (अर्थात सिर्फ अल्लाह को पुकारने वाला) ही सच्चा भक्त और सर्वोत्तम सत्यता के मार्ग पर चलने वाला है, 
क्योंकि दुआ ही वो मजबूत स्तंभ है जिसका सहारा मुसलमान लेते हें, वही शांतिपूर्ण पनाह गाह जहां जरूरतमन्द पनाह लेते हैं। और 
कठिन प्रस्तिथियाँ बंदे को रब से मिलवाती और उस का हाथ पकड़ कर उसे दुआ (प्रार्थना) मे ऐकीश्वरवास की तरफ ले जाती हैं, 
अल्लाह फरमाता है: 


मनुष्य को जब कोई तकलीफ़ पहुँचती है, तो वह लेटे या बैठे या खड़े हमको पुकारने लग जाता है। (यूनुस: १२) 


हमारा पाक पालनहार ही हर समय और हर स्तिथि मे पुकारा जाएगा, क्योंकि वही सृष्टिकर्ता है जो किसी भी चीज़ से असमर्थ नहीं, वो 
सक्षम और सर्वशक्तिमान है, हर चीज़ से ऊपर है, रोजी रोटी उसी के हाथ मे है, मिलना और ना मिलना उसी की तरफ से है, पूर्णता, 
सुंदरता और महिमा जेसे सत्यता के गुण उस से अलग नहीं हो सकते, 


और जो कोई उसे उसके नाम और गुणों से पुकारेगा, वह उसे उस की चाही वस्तु प्रदान करेगा 


97 人 डर का 
29958 | ¢ 2 | | 多 
सबसे अच्छे नाम अल्लाह ही के हैं। तो तुम उन्हीं के द्वारा उसे पुकारो। (अल-आराफ़: १८०) 


हमारा पालनहार ही अपने भिक्षकों और भक्तों से करीब है, जो कोई अपनी जरूरत उसके आगे रखता है वो उसे पूरा कर देता है, जो 
उससे माँगता है वो उसे प्रदान करता है और जो उसके दर का फ़कीर बन जाता है वो उसे धनी कर देता है। 


~ GP 一 > 一 和 性 ५:०८ 
{OES BNE Ll Li 35 FF 32८० HE ४ 


और जब तुमसे मेरे बन्दे मेरे सम्बन्ध में पूछे, तो मैं तो निकट ही हूँ, पुकारने वाले की पुकार का उत्तर देता हूँ जब वह मुझे पुकारता है। 
(अल-बकाराः १८०) 


बह जीवन्त और सबको सँभालने और क्रायम रखनेवाला है। जो उसे पुकारता है, वह एक ऐसे निरपेक्ष, सर्वाधार प्रभु की ओर मुड़ता है, 
जो दुखों को दूर करने में सक्षम है, 


Salis १००2७ 25 ५) । ५ Hs 


二 


बह जीवन्त है। उसके सिवा कोई पूज्य-प्रभु नहीं। अतःधर्म को उसी के लिए विशुद्ध करके उसी को पुकारो। (अल-ग़ाफ़िर: ६५) 


सिर्फ अल्लाह का ही दुआ पर अधिकार होना इस बात का प्रमाण है कि वही हक़ (सत्य) है और उस के सिवा किसी और से की गई 
दुआ उत्तर नहीं पा सकती। अल्लाह तआला फ़रमाता है: 


a-alqasim.com 


दुआ बंदगी का प्रमाण 5 


न 


हू 个 一 en 77 ~ ~ Ft f 2727 a) 
५92 = Deg 2099 (४ OF AN 六 | ०१७ FN 
उसी के लिए सच्ची पुकार है। उससे हटकर जिनको वे पुकारते हैं, वे उनकी पुकार का कुछ भी उत्तर नहीं देते (अल-रअद: १४) 


उसकी उदारता मन को हेरान कर देती है और उसका करम बहुत ही अजीब है, छोटी सी नेकी का बदला बहुत अधिक वरदानों से देता 
है, जो उसका गुणगान करता है और उस से अच्छी तरह माँगता है वो उसे बहुत ज्यादा नवाज़त है और जिस का धर्म और तोहीद ठीक 
हो और वो अल्लाह के साथ किसी को साझी न बनाता हो तो उसके बड़े बड़े गुनाह भी माफ फ़रमा देता है। अल्लाह तआला क्ुद्सी 


हदीस? में फरमाता है: "जो व्यक्ति मेरे पास धरती भर कर भी पाप लेकर आएगा और उस ने मेरे साथ किसी को साझी नहीं बनाया होगा 
तो मे उन पापों के बराबर छमा के साथ उससे मिलुंगा।" (सही मुस्लिम) 


अल्लाह का सब से चहेता बंदा वो है जो उससे सब से ज्यादा माँगता है और माँगता ही रहता है, बंदे के पास ईमान और दीन की समझ 
जितनी ज़्यादा होगी और उस का रब से संबंध जितना मजबूत होगा हर प्रस्तिथि में अल्लाह से मांगने की चाह भी उसके यहाँ उतनी ही 
ज़्यादा होगी। अल्लाह के रसूल ## ने फरमाया: "तुम में से हर व्यक्ति अपनी हर जरूरत की चीज़ अपने रब से ही माँगनी चाहिए , यहां 
तक की चप्पल की बद्धी भी अगर टूट जाए तो वो भी।" (तिरमिज़ी) इमाम इब्ने तेमिय्या केहते हैं: "हर नबी और उनके अनुयायी हमेशा 
से अल्लाह से अपने दीन, दुन्या और आखिरत की भलाइयाँ मांगते आए हैं, भला अल्लाह के आगे हाथ फेलाने से कोन वंचित रेह 
सकता है जबकि बंदे की विशेषता ही दुआ करना हो और रब की विशेषता उसका उत्तर देना ? तो जो कोई ये भ्रम पालता है की उसे 
अल्लाह के आगे हाथ फेलाने की आवश्यकता नहीं है वो भक्ति के पट्टे से निकल गया।" अर्थात वो दीन से दूर हो गया। 


अल्लाह के नबियों का ये तरीक़ा रहा है की वो हर प्रस्तिथि में अल्लाह से अधिक से अधिक दुआ करते थे। पवित्र वाणी है: 
Dd (eo 6: 2 3 “४2 29% 
C23 C5 CS SA oP SES I} 
-一 区 | 《2 (= 一 


निश्चय ही वे नेकी के कामों में एक-दूसरे के मुक़ाबले में जल्दी करते थे। और हमें ईप्सा (चाह) और भय के साथ पुकारते थे और 
हमारे आगे दबे रहते थे। (अल-अंबिया: ९०) 


ज़कारिय्या (उन पर सलाम हो) का दिल लड़के से जुड़ा हुआ था, इसलिए उन्होंने अपने रब से अच्छी संतान की दुआ की और 


अपने रब का गुणगान किया और कहा: 


~ 9) nm 
《四 Te Ee 503 


"तू ही प्रार्थना को सुननेवाला है" (आले इमरान: ३८) 


3 


क्ुदूसी हदीस वो हदीस कहलाती जिस में नबी ## अल्लाह की तरफ से कुरान के अलावा कोई बात बताते हैं। 


6 दुआ बंदगी का प्रमाण 


फिर जब वो अपनी मेहराब (इबादत के स्थान) की तरफ उठे, तो देखते हैं की फरिशते उनको बुढ़ापे और हड्डियों की कमजोरी के 
बावजूद उनकी नस्ल से एक नबी की खुशखबरी दे रहे हैं। नूह (उन पर सलाम हो) के लोगों ने अवज्ञा और इनकार के साथ अपने पैगंबर 
का सामना किया 


= ८६ कर अटल 
ई ~ 205 3 «5 ५:9 
तो उन्होंने अपने रब को पुकारा कि "मैं दबा हुआ हूँ। अब तू बदला ले। (अल-क़मर :१०) 
इसलिए अल्लाह ने मोमिनों के सिवा धरती पर मोजूद सभी लोगों को एक महान जलप्रलय में डुबो दिया। 


और अल्लाह ने गुफा के साथियों की कहानी बताई है कि वे युवा एकेश्वरवादी थे जो जानते थे कि ईश्वर की प्रार्थना ही वह धर्म है जिसके 
अतिरिक्त ईश्वर कुछ स्वीकार नहीं करता है, इसलिए वे अपने लोगों के बीच खड़े हो गए और कहा: 


“हमारा रब तो वही है जो आकाशों और धरती का रब है। हम उससे हटकर किसी अन्य पूज्य को कदापि न पुकारेंगे। यदि 


हमने ऐसा किया तब तो हमारी बात हक़ से बहुत हटी हुई होगी।" (अल-कहफ़: १४) 


और दुआ मोमिनों का सुबह शाम और भोर का जाप है: 
rhe 区 工人 = 区 | ~ 23222 Ue 
६५9 29 B= A) OA a] OS eT 多 
र i, PED RS 
उनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं कि वे अपने रब को भय और लालसा के साथ पुकारते हैं, और जो कुछ हमने उन्हें दिया है 
उसमें से खर्च करते हैं। (अस-सजदा: १६) 
रब से ज़्यादा प्रार्थना करने वालों और नेकी में इखलास वालों के साथ बेठना उन उच्च कार्यो मे से है जिन का आदेश अल्लाह ने 


अपने नबी को दिया है: 


id FH DA HS OAR NE LE 7०% 
送 一 


LS) 


a-alqasim.com 


दुआ बंदगी का प्रमाण 9 


अपने आपको उन लोगों के साथ थाम रखो, जो प्रातःकाल और सायंकाल अपने रब को उसकी प्रसन्नता चाहते हुए पुकारते हैं। 
(अल-कहफ़: २८) 


दुआ का लाभ महान है और उसके फायेदे अनेक हैं, इससे जीवित और मृत सभी का भला होता है, इसकी बरकत दुआ करने वाले और 
जिस के लिए दुआ की जा रही है दोनों को मिलती है, ये अन्य साधनों की तरह ही एक प्रभावशाली साधन है, बंदा अल्लाह की तक़दीर 
से ही अपने रब को पुकारता है और उसीकी इच्छा अनुसार उसकी पुकार का जवाब दिया जाता है, अत: दुआ बला को टाल देती है 
(अगर अल्लाह के ज्ञान में वो पेहले से होती है तो), भलाई को लाती है और अल्लाह की आज्ञा से तबाही से मुक्ति दिलाती है। तो सारा 
मामला अल्लाह पर निर्भर है, किसी जीव जन्तु को उस पर कोई अधिकार नहीं। 


अल्लाह की शुद्ध प्रार्थना एक चमकदार रोशनी है जो अल्लाह के सिवा न तो प्रतिद्वंद्वी को छोड़ती है, न ही विपरीत, साझी, सहायक, 
मूर्ति या किसी भगवान को, इस के माध्यम से दुआ करने वाला अपने रब का बंदा बन जाता है, इसलिए वह उसे इरादे, महिमा, प्रेम, भय 
और आशा के साथ (दूसरों से) अलग करता है, और दिल समृद्धि और विपत्तियों के दौरान उससे चिपक जाता है, और ज़बान समृद्धि 
और विपत्तियों में उसकी प्रार्थना का जाप करती है। 


अगर कोई अपने एकेश्वरवाद के बारे में सच्चाई जानना चाहता है, तो उसे देखना चाहिए कि वो किससे प्रार्थना करता है ? जो कोई 
इमानदारी से ईश्वर से प्रार्थना करता है, उसने एकेश्वरवाद को प्राप्त कर लिया है, और जो ईश्वर के अलावा अन्य से प्रार्थना करता है, वह 
बहुदेववाद में गिर जाता है। सर्वशक्तिमान ने कहा: 


Eu 一 一 人 区 4 -一 > EL CKO 一 一 
zd) Le AE Sb 2% 4 GR Yes ~ २ 9% 
5 2,0 >9 < 一 一 
रू Os | 2) 
और जो कोई अल्लाह के साथ किसी दूसरे पूज्य को पुकारे, जिसके लिए उसके पास कोई प्रमाण नहीं, तो बस उसका हिसाब 

उसके रब के पास है। निश्चय ही इनकार करनेवाले कभी सफल नहीं होंगे। (अल-मूमिनूनः ११७) 


पूर्णता और महिमा केवल अल्लाह के लिए है, और पूजा केवल अल्लाह के योग्य है, और उसकी महानता के अलावा देवत्व के 
योग्य कुछ नहीं है, कोई भी मनुष्य चाहे वो कितना ही ऊंचा हो, अल्लाह के सिवा थोड़ा बहुत भी पुकारे जाने का अधिकार नहीं रखता, 
भला जो कोई इस ब्रह्मांड में एक छोटा सा प्राणी बनाने में असमर्थ है; पूजा और प्रार्थना में उसका कोई हिस्सा केसे हो सकता है? 
अल्लाह फरमाता है: 


S327 


६.4 2541 SSS AES ५४ 5३5 


一 


(अल्लाह से हटकर तुम जिन्हें पुकारते हो वे एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। यद्यपि इसके लिए वे सब इकड्ठे हो जाएं। (अल- 
हज्ज: ७३) 


a-alqasim.com 


8 दुआ बंदगी का प्रमाण 


और अल्लाह ने अपनी सृष्टि में से रसूलों को चुना और उन्हें दूसरों पर पसंद किया, और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसने ने 
अल्लाह के प्रभुत्व में उसका विरोध किया हो, या लोगों को अपनी वंदना करने की आज्ञा दी हो या उससे प्रसन्न हुए हों। 


~ 


Hos MEF AME ८5 2:75 5 5:28 1६ 19 
हक 200 10180 ee 


कटे 


और याद करो जब अल्लाह कहेगा, "ऐ मरयम के बेटे ईसा! क्या तुमने लोगों से कहा था कि अल्लाह के अतिरिक्त दो और पूज्य 
मुझे और मेरी माँ को बना लो?" वह कहेगा, "महिमावान है तू! मुझसे यह नहीं हो सकता कि मैं यह बात कहूँ, जिसका मुझे कोई 
हक़ नहीं है। (अल-माइदा: ११६) 

वे बीमारी और कमजोरी से ग्रस्त हुए; उनमें से कुछ मारे गए, कुछ बीमार हुए और कुछ जादू टोने का शिकार भी हुए, वे सब मनुष्य थे 
और खाते-पीते थे, भला जो अपनी कमर सीधी करने के लिए खान-पान का मोहताज हो वो भगवान केसे हो सकता है? बल्कि, सृष्टि में 


सबसे अच्छे हमारे पैगंबर मुहम्मद ## के दांत तोड़े गए, आपके सर को ज़ख्मी किया गया और आप घोड़े से भी गिरे, जिसके कारण 
आप का पहलू छिल गया और आपने बेठ कर नमाज़ पड़ी। 


और अल्लाह के अलावा किसी और के लिए प्रार्थना एक महान पाप है, सर्वशक्तिमान ने अपने पैगंबर से कहा: 


० sf Rr EE OE 32255 ४ ९३ 3 27 区 
OO 


£ > 


(और अल्लाह से हटकर उसे न पुकारो जो न तुम्हें लाभ पहुँचाए और न तुम्हें हानि पहुँचा सके और न तुम्हारा बुरा कर 


सके, क्योंकि यदि तुमने ऐसा किया तो उस समय तुम अत्याचारी होगे) [ | 00:८ $; 5_) $५ 


और सबसे बड़ा पाप अल्लाह और उसकी सूष्टि के बीच मध्यस्थ बनाना है। इमाम इन्ने तेमिय्या (उन पर अल्लाह की रहमत हो) केहते 
हैं: किसी भी नबी ने सूष्टि के लिए अधिनियमित नहीं किया कि वह मरे हुए नेक लोगों, अनुपस्थितों, और फरिश्तों से दुआ या सिफारिश 
करने के लिए कहें। बल्कि यही शिर्क (बहुदेववाद) की जड़ है, कियोंकि मुशरिकों (बहुदेववादियों) ने उनको सिफारिशी ही बनाया था, 
अल्लाह फरमाता है: 


S772 3 一 一 .一 一 > 35% 一 3297 村 (र st 3 本 3 9.० 
Gia ४४४७ Coy 29 sR 39 Rrra) a) 993 5 OIL 


~ 


बे लोग अल्लाह से हटकर उनको पूजते हैं, जो न उनका कुछ बिगाड़ सकें और न उनका कुछ भला कर सकें। और वे कहते हैं, "ये 
अल्लाह के यहाँ हमारे सिफ़ारिशी हैं।" (यूनुस: १८) 


a-alqasim.com 


दुआ बंदगी का प्रमाण 9 


और पृथ्वी पर सबसे बड़ा पाप अल्लाह के साथ किसी और से प्रार्थना करना है, इब्ने मसूद (अल्लाह उन से राज़ी हो) फरमाते हैं: 


"मैंने कहा: हे अल्लाह के रसूल, कौन सा पाप सब से बड़ा है? आपने कहा: ये कि तुम किसी को अल्लाह का समकक्ष मानो जबकि 
तुमको उसीने पैदा किया है।" (सही बुखारी वे सही मुस्लिम) 


अल्लाह ने अपने साथ किसी अन्य को पुकारने वाले को अज़ाब की वाईद सुनाई है, अल्लाह तआला फरमाता है: 


अतः अल्लाह के साथ दूसरे इष्ट-पूज्य को न पुकारना, अन्यथा तुम्हें भी यातना दी जाएगी। (अश-शुअरा: २१३) 


(आयत की तफ़सीर में) इन्ने अब्बास (अल्लाह उन से प्रसन्न हो) फरमाते हैं: इस के माध्यम से अल्लाह दूसरों को सचेत कर रहा है 
और (अपने नबी से) केह रहा है: "तुम मेरे यहाँ सबसे अज़ीज़ हस्ती हो, उसके बावजूद यदि तुम भी मेरे अलावा किसी और को पूज्य 
मानोगे तो में तुम को भी यातना दुंगा" 


नमाज़, रुकू और सजदे को नियमित किए जाने और अल्लाह की धरती पर मस्जिद के निर्माण का उद्देश्य केवल यही है की सिर्फ उसीसे 
प्रार्थना की जाए और किसी और को बिल्कुल भी ना पुकार जाए, अल्लाह तआला फरमाता है: 


(और यह कि मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं। अतः अल्लाह के साथ किसी और को न पुकारो। (अल-जिन्न: १८) 


पुकारने वाला सृष्टिकर्ता को पुकारता है, अपने जैसे प्राणी को नहीं, वो उस से मदद 
नहीं माँगता जो उसीकी तरह अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह पाक फरमाता है: 


-| ~ o Die ४६६ 7, बह ¢ र, {०६ 
०0) ४ ० ४०६८2 ARPS ~= SCE ५0 0H 2 ON ON 30% 
OS on 220 5 
ई 292५० HE 


तुम अल्लाह को छोड़कर जिन्हें पुकारते हो वे तो तुम्हारे ही जैसे बन्दे हैं, अतः पुकार लो उनको, यदि तुम सच्चे हो, तो 
उन्हें चाहिए कि वे तुम्हें उत्तर दें! (अल-आराफ़: १९६) 

और कब्र वाला अपने पुकारने वाले को नहीं सुनता, भले ही बह उसे रब 
के मक्राम पर ले जाए, और कब्र वाले के पास, मदद माँगने वाले को देने के लिए 
कुछ भी नहीं होता भले ही वह उसमें ईश्वर की विशेषताओं का दावा करता हो: 


a-alqasim.com 


10 दुआ बंदगी का प्रमाण 


en YAPES ab 02 GSE ००३३) 0 Dp | 
45 GE bec 3 Hit 


अल्लाह से हटकर जिनको तुम पुकारते हो वे एक तिनके के भी मालिक नहीं। यदि तुम उन्हें पुकारो तो बे तुम्हारी पुकार सुनेंगे ही 
नहीं। और यदि वे सुनते तो भी तुम्हारी याचना स्वीकार न कर सकते। (फातिर: १३-१४) 


क्रितमीर अर्थात: खजूर और उसकी गुठली के बीच की झिल्ली। 


प्रत संव्य की मदद नहीं कर सकते तो दूसरों की मदद करना तो असंभव ही है, अल्लाह तआला फरमाता है: 


kc 一 22 一 > 也 一 了 bin te, 
ई 0 9722 iY PC DANY 229 02 OFS AU 
रहे वे जिन्हें तुम उसको छोड़कर पुकारते हो, वे न तो तुम्हारी सहायता करने का सामर्थ्य रखते हैं और न स्वयं अपनी ही सहायता कर 
सकते हैं। (अल-आराफ़: १९७) 


यह भी तथ्य है की अल्लाह के अतिरिक्त को पुकारने वाले को इस बात का यकीन होता है की जिस को वो पुकार रहा है वो ना तो सुन 
सकता है और ना कुछ लाभ ही दे सकता है, इब्राहीम (उन पर शांति हो) ने अपनी कोम से उन की मूर्तियों के बारे में कहा था: 


"क्या ये तुम्हारी सुनते हैं, जब तुम पुकारते हो, या ये तुम्हें कुछ लाभ या हानि पहुँचाते हैं?" उन्होंने कहा, नहीं, 
बल्कि हमने तो अपने बाप-दादा को ऐसा ही करते पाया है।" (अश-शुअरा: ७२-७४) 


इमाम इब्ने कसीर (अल्लाह की रहमत हो उन पर) ने कहा: "आयत का मतलब ये है की उन्होंने मान लिया था की उनके बुत कुछ भी 
नहीं कर सकते, बल्कि उन्होंने बाप-दादा को ऐसा ही करते देखा है।" 


और जो कोई लाभ पाने या हानि से बचने की आशा में मरे हुओं को पुकारता है; उसे धर्म की भ्रष्टी के साथ थकान के सिवा कुछ हासिल 
नहीं हो सकता। 


BAS CN BB 2. ४ Gs 0०० ४ ४ ४ ०४ ०० BY 
gp lon 


a-alqasim.com 


दुआ बंदगी का प्रमाण 11 


वह अल्लाह को छोड़कर उसे पुकारता है, जो न उसे हानि पहुँचा सके और न उसे लाभ पहुँचा सके। यही है परले दर्जे की गुमराही। वह 
उसको पुकारता है जिससे पहुँचनेवाली हानि उससे अपेक्षित लाभ की अपेक्षा अधिक निकट है। बहुत ही बुरा संरक्षक है वह और 
बहुत ही बुरा साथी (अल-हज्ज: १२-१३) 


पुकारने वाला अगर किसी और तरफ का रुख करता है तो इसका मतलब ये है की वो आत्मसम्मान को खो रहा है और खुद को 
अपमानित कर रहा है। इमाम अहमद (अल्लाह की रहमत हो उन पर) ने कहा: ऐ अल्लाह जिस प्रकार तूने मेरे चेहरे को किसीके आगे 
माथा टेकने से बचाया है इसी प्रकार उसको अपने सिवा किसी से मांगने से भी बचा, हानी को दूर करने और लाभ पोहंचाने पर तेरे सिवा 
कोई समर्थ नहीं है।" 


कोई भी बंदा जो अल्लाह के अलावा किसी और से प्रार्थना करता हो, या जिसका दिल किसी और की ओर हो, या जिसे शैतान ने 
फुसफुसाया हो कि वह अपने रब के अलावा किसी और से जुड़ जाए, वह ऐसी कठिनाई और पीड़ा से आवश्यक पीड़ित होगा, जो उसे 
जिस से उसने प्रार्थना की है उसकी नपुंसकता, कमजोरी और अपमान से अवगत कराएगी। अल्लाह तआला फरमाता है: 


® 要 हर (可 हि 站 £ ८27 न ES र 525 i 
PASTE 2 0 ६ ६ ८0 215 ६४ 8 (5 19 


we ~ 3 


{OSCE ost Gs BFS NF BND 


~ 


कहो, "क्या तुमने यह भी सोचा कि यदि तुमपर अल्लाह की यातना आ पड़े या वह घड़ी (क़्यामत) तुम्हारे सामने आ जाए, तो क्या 
अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे? बोलो, यदि तुम सच्चे हो? बल्कि तुम उसी को पुकारते हो - फिर जिसके लिए तुम 


उसे पुकारते हो, वह चाहता है तो उसे दूर भी कर देता है - और उन्हें भूल जाते हो जिन्हें साझीदार ठहराते हो।" (अल- 
अनआम:४०-४१) 


जो कोई साम्राज्य के साथ अल्लाह की विशिष्टता और सृष्टि से उसकी बेनियाज़ी (अत्यन्त निस्पृह होने) को जानता है; वह किसी और 
से लाभ प्राप्त करने से निराश हो जाता है, और किसी अन्य से उसकी आशा कट जाती है। 


GH HANG SEs DESY os BB 581 
lL BH ८2 ८५७ ८४ ८५ NY 


(कह दो, "अल्लाह को छोड़कर जिनका तुम्हें (उपास्य होने का) दावा है, उन्हें पुकार कर देखो। वे न आकाशों में कणभर चीज़ के 
मालिक हैं और न धरती में और न उन दोनों में उनका कोई साझा है और न उनमें से कोई उसका सहायक है।" (सबा: २२) 


अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करने वाले को जब प्रत्यु आती है तो वो अपने कार्यो से दामन झाड़ने लगता है, 


< रः nee 2 站 多 141 2 URN 2A oN 
2 2111 ob EE i oy 


a-alqasim.com 


12 दुआ बंदगी का प्रमाण 


जिनकी रूहों को फ़रिश्ते इस दशा में ग्रस्त करते हैं कि वे अपने आप पर अत्याचार कर रहे होते हैं, तब वे आज्ञाकारी एवं 
वशीभूत होकर आ झुकते हैं (और कहते हैं) हम तो कोई बुराई नहीं करते थे। (अन-नहू: २८) 


क़यामत के दिन हर इंसान की आँखों से पर्दा हट जाएगा, वह सृष्टि की नपुंसकता को निश्चय की आँख से देख लेगा और ये भी देख लेगा 
की जिनको वो पुकारता था वो उससे पल्ला झाड़ रहे हैं। अल्लाह पाक फ़रमाता है: 


2 


一 
>> 
‘ee 


° ६47 一 3० 3 必 5 ह dt > ZB 过 2 SI 了 Sz 
19५9 YE 90 29 05 ON EES ७ 2) DAPPER ७४ ८5 FEB % 


ई 0५2८-9६ 2७ ८५.० 9४ ५३७४५ Us 
यहाँ तक कि जब हमारे भेजे हुए (फ़रिश्ते) उनके प्राण ग्रस्त करने के लिए उनके पास आएँगे तो कहेंगे, "कहाँ हैं, वे जिन्हें तुम 
अल्लाह को छोड़कर पुकारते थे?" कहेंगे, "वे तो हमसे गुम हो गए (अल-आराफ़: ३७) 
अर्थात: उन्होंने हमें छोड़ दिया, अब हमको उनसे किसी हानी या लाभ की अपेक्षा नहीं। 


जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारेगा अल्लाह उसपर क्रोधित होगा और उसे सदा के लिए आग में डाल देगा। अल्लाह के 
रसूल #छ ने फरमाया: "जो अल्लाह के अलावा किसी अन्य की प्रार्थना करते हुए मर जाता है वह नर्क में प्रवेश करेगा।" (सही बुखारी, 
सही मुस्लिम) 

तो ऐ मुस्लिमो: 


प्रार्थना एक प्रिय पूजा है जिससे एकेश्वरवादी दूसरों से अलग दिखाई देता है, और यह शैतान के लिए बंदों का धर्म भ्रष्ट करने के सबसे 
सरल रास्तों में से एक है। इमाम इब्ने कय्यिम (अल्लाह उन पर दया करे) ने कहा: " मरे हुओं से जरूरतें पूरी करने की दुआ करना, उनसे 
मदद मांगना और उनकी ओर ध्यान लगाना दुन्या के बहुदेववाद की जड़ है।” 


और मुसलमान अपने दिल, इबादत और अपने व्यवहार को केवल अपने रब की और एकत्र करता है और अपने ज्ञान, उद्देश्य, इच्छा 
और प्रेम में स्रष्टा और स्रष्टी के बीच अंतर करता है, इसलिए वह उनमें से प्रत्येक का अधिकार और उसके रुतबे को जानता है, और 
किसी एक का अधिकार किसी दूसरे को नहीं देता, तो इबादत (वंदना), दुआ (प्रार्थना), डर और आशा रब का हक है, जबकि प्रेम, 
अनुसरण, इज्जत की रक्षा और तारीफ करना नेक बंदों का हक़ है। 


में शैतान मरदूद से अल्लाह की शरण लेता हूँ: 


हद 5 ~ > Az 名 iS 名 a 
HEH SEES MN 279 CF 200 Ds 2 


अतः एक ओर का होकर अपने रुख को 'दीन' (धर्म) की ओर जमा दो, अल्लाह की उस प्रकृति का अनुसरण करो जिसपर उसने 


लोगों को पैदा किया। अल्लाह की बनाई हुई संरचना बदली नहीं जा सकती। यही सीधा और ठीक धर्म है, किन्तु अधिकतर लोग 
जानते नहीं। (अर-रूम: ३०) 


a-alqasim.com 


दुआ बंदगी का प्रमाण 13 


अल्लाह मुझे और आप सब को बरकत दे। 


a-alqasim.com 


14 दुआ बंदगी का प्रमाण 


दूसरा खुतबा 


हर तरह की प्रशंसा अल्लाह के लिए है उसके एहसान पर, और उसका शुक्र है उसकी तोफ़ीक़ पर, मैं अल्लाह की शान की इज्जत 
करते हुए गवाही देता हूं के उसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है, वह अकेला है उसका कोई साझी नहीं है, और मैं गवाही देता हूं 
कि हमारे पैगंबर मोहम्मद # उसके बंदे और उसके रसूल हैं, अल्लाह की शांति और बहुत ज्यादा आशीर्वाद हो उन पर उनके घर 
वालों पर, और उनके साथियों पर। 


रब की प्रशंसा के बाद: 


सबसे कीमती चीज जो बंदे को दी गई है, वह अल्लाह की तोहीद (सिर्फ उसी को पूज्य मानना/ऐकीश्वरवाद) है, और सबसे बड़ा 
बरदान रब से मिलने (मरते दम) तक उस पर डटे रेहना है, थोड़ी सी भी तोहीद, अगर सही हो, आग में सदा रहने से मुक्ति दिलाती है, 
और सम्पूर्ण तोहीद आग में प्रवेश करने से बचाती है, और शैतान के पास चालें और संदेह हैं जिनके द्वारा वह बंदों को उनके धर्म से 
दूर करता है, जो संदेह भी बंदे को पैश आता है शैतान ज़रूर उसके अनुसरण पर प्रेरित करता है और उसपर विश्वास की और बुलाता 
है, तो जो कोई सुरक्षा चाहता है, बह कुरान को पढ़कर, उस पर चिंतन करके और ज्ञान प्राप्त करके, अपनी तोहीद और ईमान की 
समीक्षा करता रहे और खुद को शक के क्षेत्रों से दूर रखे। 


a-alqasim.com 


4६६ /7 / ६ 


6 2022/9/16 


ञ्‌ 
4 
५ 
x 
4 
* 3 


中 


a-alqasim.com 


